रजिस्ट्री सं . मी . ( गो . एन .)-72 


REGISTERED No. D . ( D . N.)- 72 


. . 


. 


:-: 


- 


PE 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II खण्ड - - उप -क्षण (i) 
PART II - Section 3. - Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 205] 
No. 205) 


मई दिल्ली, शनिवार , मई 28 , 1983/ ज्येष्ठ 7, 1905 
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 28 , 1983 / JYAISTHA 7, 1905 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संपया की जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Pagtog uglven to this part in order that it may bo filled a separate 

compilation 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

मधिसूचना 
नई दिल्ली , 28 मई , 1983 

सं . 165/ 83 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का . नि . 458 ( म ): - केन्द्रीय सरकार , अतिरिक्स उत्पाद - शुल्क (विशेष 
महत्व का माल ) अधिनियम , 1967 ( 1957 का 58 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के 
साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क नियम , 1944 के नियम 8 के उपनियम (1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और 
259 9 / 83 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II -- SEC. 3 (1)] 


बीमा विभाग ) की अधिसूचना सं . 109/ 75 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 30 अप्रैल , 
1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात : 

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद 
रखी जाएगी , अर्थात : -- 

" 3 . निम्नलिखित वस्तुए यदि वे वास्तविक फुटकर आकारों में काटी 

या बनाई जाती है और जिनकी लम्बाई 61 सेन्टीमीटर से अधिक 
नहीं है , अर्थात : 

( क ) नेप्किन्स ; 
( स ) ट्र के लिए वस्त्र 
( ग) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज ; और 
(घ ) जिल्दसाणी के काम आने वाल कपड़ा । " 

[ फा . सं . 54 / 1 / 80 - सी एक्स -2 ] 

एच . तिवारी , अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th May, 1983 

No. 165 / 83-CENTRAL EXCISES 
G . S . R . 458 ( E ). In exercise of the powers conferred by sub- rulc ( 1 ) of 
rules of the Central Excise Rules, 1944 , read with sub - section ( 3) of Bection 
3 of the Additional Duties of Excise ( Goods of Special Importance ) Act , 
1957 (58 of 1957 ) , the Central Government hereby makes the following 
further amendment in the notification of the Government of India in the 

Ministry of Finance ( Department of Revenue and Insurance ) No. 109 / 75 
Central Excises , dated the 30th April, 1975, namely : - -- 

In the Schedule annexed to the said notification for iten. 3, the following 
•item shall be substituted, namely : 

" 3 . The following article if they are cut or made to bona fide retail 

Rizes and are nor more than 61 centimetres in length, namely : 
( a ) Napkins ; 
(b ) Tray cloths ; 
( c ) Indian National Flags ; and 
( d) Book - binding cloth. " 

[ F. No . 54 / 1 / 80 - CX. 2] 
H. TEWARI, Under Secy . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI -110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1983 


